रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, मंगलवार , जून 14, 2005/ ज्येष्ठ 24, 1927 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14 , 2005 / JYAISTHA 24, 1927 


सं. 357 


सं . 257 ] 
No. 257 ] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन और पैट्रोरसायन ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 13 जून , 2005 


सा . का.नि . 391 ( अ ). - केंद्रीय सरकार , रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम , 2000 ( 2000 का 34 ) 
की धारा 56 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ) , खंड ( ङ) और खंड ( च ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) और धारा 50 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
.. 1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंम - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रासायनिक आयुध अभिसमय अपील नियम, 
2005 है । 

( 2) ये तारीख 1 जुलाई , 2005 को प्रवृत्त होंगे | 
2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क) “ अधिनियम ” से रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम , 2000 ( 2000 का 34 ) अभिप्रेत है ; 
( ख) “ प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 

( ग) “ राष्ट्रीय प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) के अधीन स्थापित रासायनिक 
आयुध अभिसमय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 

( घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का , जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु 
अधिनियम में परिभाषित किया गया है , वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका अधिनियम में है । . 
3. अपील - ( 1 ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन जारी राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी निदेश से व्यथित 
कोई व्यक्ति , ऐसे निदेश के प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील कर 
सकेगा । 

( 2) केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अपील, यदि वह उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् की जाती है तो ग्रहण नहीं की जाएगी : 


. 


1804 G1/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEc . 3(i) ] 


परंतु कोई अपील उपनियम (1 ) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि 
अपीलार्थी केंद्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का 
पर्याप्त हेतुक था । 


4 . अपील का प्ररूप - (1) अपीलार्थी द्वारा केंद्रीय सरकार को अपील वैयक्तिक रूप से फाइल की जाएगी 
या संयुक्त सचिव (रसायन), भारत सरकार , रसायन और पैट्रोरसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पते 
पर प्ररूप क में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी । 

( 2) अपीलार्थी अपनी अपील के साथ प्ररूप ख में पावती की पर्ची संलग्न करेगा और प्रस्तुत . 
करेगा जिसे उपनियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार की ओर से अपील प्राप्त करने वाले प्राधिकृत अधिकारी 
द्वारा अपील की अभिस्वीकृति के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा । 


5. 


अपील का प्रस्तुतीकरण और संवीक्षा 


(1 ) नियम 4 के उपनियम ( 1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक अपील के ज्ञापन पर वह तारीख 
जिसको यह प्रस्तुत की गई या उपनियम के अधीन प्रस्तुत की गई समझी गई है , पृष्ठांकित करेगा और 
पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा । 

(2 ) यदि अपील की संवीक्षा किए जाने पर यह उपयुक्त पाई जाती है तो इसे रजिस्ट्रीकृत कर लिया 
जाएगा और क्रम संख्यांक दे दिया जाएगा । 


6. फीस -- नियम 3 के अधीन प्रत्येक अपील के साथ पच्चीस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी जो 
वेतन और लेखा अधिकारी, रसायन और पैट्रोरसायन के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम लिखे क्रास 
मांगदेय ड्राफ्ट नई दिल्ली में संदेय के रूप में प्रेषित किया जाएगा । 


7. अपील की अंतर्वस्तुएं - नियम 3 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील में ऐसी अपील के आधार 
संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षों के अधीन उपवर्णित किए जाएंगे । 


8. अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज - (1) प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों 
को अंतर्विष्ट करते हुए एक अभिलेख पुस्तिका संलग्न होगी , अर्थात् : 


( क) ऐसे निदेश की आनुप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है ; 

( ख ) ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, अपीलार्थी द्वारा जिनका अवलंब लिया गया है और जिनके प्रति अपील 
में निर्देश किया गया है ; और 

( ग) दस्तावेजों की अनुक्रमणिका । 


[ भाग - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज, यथास्थिति, किसी विधि व्यवसायी द्वारा या केंद्रीय अथवा राज्य 
सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे और प्रत्येक दस्तावेज उपाबंध क1, क2, 
क3 आदि के रूप में क्रमशः चिह्नित किया जाएगा । 


9. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - नियम 5 के अधीन अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर केंद्रीय सरकार 
राष्ट्रीय प्राधिकरण को इसकी प्रतियां भेजेगा जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि 
के भीतर ऐसा उत्तर जो वह देना चाहे , देने की अपेक्षा की जाएगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण केंद्रीय सरकार को 
उत्तर देने के दौरान अपीलार्थी को उत्तर की एक प्रति समसामयिक रूप से पृष्ठांकित करेगा । 

( 2) केंद्रीय सरकार अपीलार्थी को उपनियम (1 ) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर संसूचना 
की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर , ऐसा प्रतिउत्तर , जो वह देना चाहे, देने के लिए भेजेगा 
और अपीलार्थी दिए गए प्रतिउत्तर की एक प्रति राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगा । 

(3) अपील का ज्ञापन , उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट उत्तर और प्रतिउत्तर मामले के अभिलेख के 
भाग होंगे । 


10 . ... अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान - केंद्रीय सरकार अपील की सुनवाई करने के पूर्व अपीलार्थी 
को या राष्ट्रीय प्राधिकरण को अथवा दोनों को अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान संसूचित करेगी । 


11. अपील की सुनवाई - (1) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर केंद्रीय सरकार अपीलार्थी को अपील के 
पक्ष में सुनेगी और तत्पश्चात् अपील के विरुद्ध राष्ट्रीय प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुना जाएगा 
और ऐसे मामले में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा । 

(2) यदि अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की 
मार्फत हाजिर नहीं होता है तो केंद्रीय सरकार अपील का निपटारा गुणागुण के आधार पर कर सकेगी : 

परंतु जहां अपील का निपटारा उपरोक्त यथा उपबंधित रीति से कर दिया जाता है और तत्पश्चात् 
अपीलार्थी हाजिर होता है और वह केंद्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि जब अपील की सुनवाई के 
समय उसके हाजिर न होने का पर्याप्त हेतुक था तो केंद्रीय सरकार एक पक्षीय आदेश को अपास्त करते हुए 
एक आदेश करेगी और अपील प्रत्यावर्तित करेगी । 
12. केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश - केंद्रीय सरकार -- 

( क) नियम 3 के अधीन इसके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विचार करने के पश्चात् ; 
( ख) नियम 7 में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ; 

(ग) नियम 9 के उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट उत्तर और प्रतिउत्तर पर विचार करने के पश्चात् ; 
और 

(घ) नियम 11 के अधीन सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् , 
ऐसा आदेश पारित करेगी या ऐसा निदेश देगी जो उसके आदेश के संबंध में आवश्यक या समीचीन हो । 
13 . आदेश का हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाना - केंद्रीय सरकार का प्रत्येक आदेश ऐसे अधिकारी 
द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अपील की सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए प्राधिकृत किया 
गया है, लिखित, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा । 
14. पक्षकारों को आदेशों की संसूचना - केंद्रीय सरकार, अपीलार्थी और राष्ट्रीय प्राधिकरण को दस्ती 
परिदान द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश या अपील की निःशुल्क संसूचना देगी । 


- 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i) ] 


- 


- 


- 


प्ररूप क 
(नियम 4 का उपनियम (1) देखें ) 


रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम , 2000 की धारा 50 के अधीन अपील 
मामले का शीर्षक 


अनुक्रमणिका . 


क्र . सं . 


दस्तावेजों का विवरण , जिनका अपील में अवलंब लिया गया है 


पृष्ठ सं . 


o 
on 
AoN 
- 
भ 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 


कार्यालय के प्रयोग हेतु 


फाइल करने की तारीख 


डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख 


रजिस्ट्रीकरण सं . 


अधिकारी के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आवेदक बनाम प्रत्यर्थी 
अपील का ब्यौरा 
1 . अपीलार्थी की विशिष्टियां 
(i) अपीलार्थी का नाम 
(ii) पिता / पति का नाम 
(iii) अपीलार्थी की आयु 
( iv ) कार्यालय का पता 
( v) सूचना की तामील करने का पता 
2. रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम , 2000 की धारा 10 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी 
उस निदेश की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गई है , 

निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है 
(i) निदेश आदेश सं . 
(ii ) तारीख 
(ii ) द्वारा पारित 

( iv ) संक्षिप्त विषय वस्तु 
3. परिसीमा : 

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि अपील रासायनिक आयुध अभिसमय (केंद्रीय सरकार को 
अपील) नियम , 2004 के नियम 3 में विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि के भीतर है । 
4. मामले के तथ्य : 

मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं 

( यहां कालानुक्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैरा में पृथक विवाद्यक, तथ्य या अन्य 
सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट होनी चाहिए) 
5. उपयोग किए गए उपचारों के ब्यौरे : 

अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि उसने उन सभी उपयारों का उपभोग कर लिया है जो उसे 
उपलब्ध थे, आदि 

( यहां उपाबंध संख्याओं के संदर्भ में किए गए पत्र व्यवहार और ऐसे पत्र व्यवहार के परिणाम का 
कालानुक्रमिक रूप में विवरण दे । 
6. ईप्सीत अनुतोष : 

उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोषों के लिए 
प्रार्थना करता है । 
(नीचे ईप्सीत अनुतोषों के आधार और विधिक उपबंध ( यदि कोई हो ) जिनका अवलंब लिया गया है, को स्पष्ट 
करते हुए अनुतोष विनिर्दिष्ट करें । 


7 . अंतरिम आदेश , यदि कोई हो : 

अपील में अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने के दौरान ऊपर उल्लिखित अपीलार्थी निम्नलिखित अंतरिम 
आदेश जारी करने की ईप्सा करते हैं । 
( अनुरोध किए गए अंतरिम आदेश के कारण सहित प्रकृति ) ! 


1 &c4 Grfas - २ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IISEc. 36 ] 


8. रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए अपील के ज्ञापन की दशा में यह कथन करना होगा कि क्या 
अपीलार्थी अपील ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर मौखिक सुनवाई की वांछा रखता है और यदि ऐसा है तो वह 
अपना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड / अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा , जिसके मार्फत उसे सुनवाई के संबंध में 
सूचना भेजी जा सके । 
9. अपील की फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्त का विवरण : 

1 . बैंक का नाम जिसके नाम लिखा गया है 

2. मांगदेय ड्राफ्ट सं . 
10. संलग्नकों की सूची 


सत्यापन 


मैं , .................. ( अपीलार्थी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ) पुत्र, पुत्री, पत्नी ........... 
आयु .................. जो ....... ............ .. कार्यालय में 

........... के रूप में कार्यरत 
है , .... ...... ... 

........निवासी है, यह सत्यापित करता हूं / करती हूं कि पैरा ........... से पैरा 
.. ............ की अंतर्वस्तुएं मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य हैं और पैरा ...... ..... से पैरा .......... विधिक सलाह के 
आधार पर सत्य हैं और मैंने किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं है । 


अपीलार्थी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर 


तारीख : 


स्थान : 

प्ररूप ख 

(नियम 4 का उपनियम ( 2 ) देखें ) 
श्री / श्रीमती । कुमारी ........... 

................ . निवासी 
.............. .. के रूप में कार्यरत है, द्वारा फाइल की गई ...... 
की पावती दी जाती है । 


... ... जो 


............ .. में अपील के ज्ञापन 


संयुक्त सचिव ( रसायन) 
रसायन और पैट्रोरसायन विभाग 

भारत सरकार 


तारीख : 


मुद्रा 


[ सं . 40020 /14/ 2002 - सी. एच. 1 ] 

आर. आई. सिंह, संयुक्त सचिव 


[ 47 II - qug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(Department of Chemicals and Petrochemicals) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13th June , 2005 


G .S .R . 391(E). - In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) , read with clauses ( d ) , (e ) and ( f) of sub - section ( 2 ) of section 56 
and section 50 of the Chemical Weapons Convention Act , 2000 (34 of 
2000 ), the Central Government hereby makes the following rules, 
namely : 


Short title and commencement.- ( 1) These rules may be 
called the ChemicalWeapons Convention Appeals Rules, 2005 . 
(2 ) They shall come into force on the 1st day of July , 2005. 


. 2 . Definitions. - ( 1 ) In these rules, unless the context otherwise 

requires , - 


(a )" Act” means the Chemical Weapons Convention Act, 2000 , 

( 34 of 2000 ); 
(b )" Form " means a form appended to these rules ; 
(c )"National Authority " means the National Authority for 

Chemical Weapons Convention established under sub - section 

( 1 ) of section 6 of the Act ; 
( d )words and expressions used in these rules and not defined 

but defined in the Act shall have the meanings respectively 
assigned to them in the Act . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1)] 


3 . Appeal. - ( 1) Any person aggrieved by any direction of the 
National Authority issued under section 10 of the Act , may , within a 
period of thirty days from the receipt of such direction , prefer an 
appeal to the Central Government. 
( 2 ) No appeal shall be admitted by the Central Government if it is 
preferred after the expiry of the period specified under sub -rule ( 1 ): 

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the 
period specified in sub -rule ( 1 ), if the appellant satisfies the Central 
Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal 
within the said specified period . 
4 . Form of appeal.- ( 1) An appeal to the Central Government 
shall be filed in Form A by the appellant in person or be sent by 
registered post with acknowledgement duly addressed to the Joint 
Secretary (Chemicals ) in the Government of India , Department of 
Chemicals and Petrochemicals , , Shastri Bhawan , New Delhi. 
( 2 ) The appellant shall attach to and present with his appeal a receipt 
slip in Form B which shall be signed by the officer authorized on behalf 
of the Central Government under sub -rule ( 1 ), receiving the appeal , in 
acknowledgement of the receipt of the appeal. 
5 . Presentation and scrutiny of appeal. - ( 1 ) The officer authorized 
under sub -rule ( 1) of rule 4 , shall endorse on every memorandum of 
appeal the date on which it is presented or deemed to have been 
presented under that rule and shall sign the endorsement. 

(2 ) If on scrutiny the appeal is found to be in order, it shall be 
registered and given a serial number . 
6 . Fee . - Every appeal under rule 3 shall be accompanied by a fee of 
twenty - five thousand rupees to be remitted in the form of crossed 
demand draft drawn on a nationalized bank in favour of the Pay and 
Accounts Officer , Department of Chemicals and Petrochemicals 
payable at New Delhi. 
7 . Contents of appeal. - Every appeal filed under rule 3 shall set 
forth concisely and under distinct heads the grounds for such appeal 
and such grounds shall be numbered consecutively . 


[ TT II - 


453( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


_ _ 


8 . Documents to be attached with the appeal. -(1 ) Every appeal 
shall be accompanied by a paper book containing the following 
documents , namely : - 

(a ) an attested copy of the direction against which the appeal 
is filed ; 
(b ) copies of the documents relied upon by the appellant and 
referred to in the appeal; and 

( c ) an index to the documents . 
(2 ) The documents referred to in sub - rule ( 1 ) shall be attested by a 
legal practitioner or by a gazetted officer of the Central Government or 
State Government, as the case may be , and each document shall be 
marked serially as Annexure A1, A2, A3, and so on . 


9 .Procedure for disposal of appeal.-On receipt of memorandum of 
appeal under rule 5 , the Central Government shall send the copies 
thereof to the National Authority calling upon it to make such reply as 
it may like to make within a period of one month from the date of 
receipt of the communication , and the National Authority , while 
furnishing reply to the Central Government, shall simultaneously 
endorse a copy of the reply to the appellant. 
( 2 ) The Central Government shall send to the appellant the reply 
received from the National Authority under sub rule ( 1 ) for making 
such counter reply as he may like to make within a period of one 


month from the date of receipt of the communication and the 
appellant making counter reply shall send a copy to the National 
Authority . 
(3 ) The memorandum of appeal, the reply and counter reply referred 
to in sub - rules ( 1) and (2 ) shall constitute the records of the case. 
10 . Date and place of hearing of appeal. - The Central Government 

ant or the 
shall communicate , before hearing the appeal, to the appellant or the 

National Authority or both the date and place of hearing of the appeal. 
18 614 Gz/05 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - Sec . 3 (1)] 


11 . Hearing of appeal.- On the date fixed for hearing , the appellant 
shall be heard in support of the appeal and the Central Government 
shall, then , hear the National Authority or its authorized representative 
against the appeal and in such case the appellant shall be entitled to 
reply . 
( 2) In case the appellant does not appear in person or through an 
authorized representative when the appeal is called for hearing , the 
CentralGovernment may dispose of the appeal on merits : 

Provided that where an appeal has been disposed of as provided 
above and the appellant appears afterwards and satisfies the Central 
Government that there was sufficient cause for his non - appearance, 
when the appeal was called for hearing, the Central Government shall, 
make an order setting aside the ex parte order and restore the appeal. 
12 .Order by the Central Government.- The Central Government 
shall, after, 

( a ) considering the appeal preferred to it under rule 3 ; 
(b ) considering the documents referred to in rule 7 ; 
( c ) considering the reply and counter reply referred to in sub 
rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 9 ; and 
(d ) giving hearing under rule11 , 


pass such order or give such direction as may be necessary or 
expedient to , or in relation to , its order. 
13 . Order to be signed and dated . - Every order of the Central 
Government shall be in writing , signed and dated by the officer who 
has been authorized by the Central Government to hear and dispose 
of the appeal. 


14 . Communication of orders to parties . - The Central Government 
shall communicate , to the appellant and the National Authority , every . 
order passed or an appeal either by hand delivery or by registered 
post free of cost . 


[ TT 1 - OVE 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM A 
( See sub - rule ( 1 ) of rule 4 ) 


APPEAL UNDER SECTION 50 OF THE CHEMICAL WEAPONS 

CONVENTION ACT, 2000 


Title of the Case 


INDEX 
Description of documents relied upon Appeal 


S .No . 


Page No . 


Signature of the appellant .. 


For use in Office 
Date of filing 


or 


Date of receipt by post , 
Registration . No . 


Signature of Officer 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- Sec. 30 ) 


- Applicant 


and 


Between 
Respondent 


Details of appeal : 


1 . Particulars of the appellant: 

( i) Name of the appellant : 
( ii) Name of father / husband 
(ill ) Age of the appellant : 
( iv ) Office address 
( v ) Address for service of notices 


2 . Particulars of the direction issued by the National Authority under 
section 10 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 against 
which appeal is made 

The appeal is against the following order 

( i) Direction Order No. 
( ii ) Date 
(iii ) Passed by 
( iv ) Subject in brief 


3 . Limitation : 

The appellant further declares that the appeal is within the 
limitation period specified in rule 3 of the Chemical Weapons 
Convention (Appeal to the Central Government) Rules , 2004 . 
4 . Facts of the case : 

The facts of the case are given below : 


[ 77 11 - 04630 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(Give here a concise statement of facts in a chronological order , each 
paragraph containing as nearly as possible a separate issue , fact or 
other relevant information ) 


5 . Details of the remedies exhausted : 

The appellant declares that he has availed of all the remedies 
available to him , etc .. 

(Give here chronologically the details of correspondence made 
and the outcome of such correspondence with reference to the 
Annexure numbers ) . 
6 . Relief (s ) sought 

In view of the facts mentioned in paragraph 4 above , the appellant 
prays for the following relief( s ) ; 
( specify below the relief ( s) sought explaining the ground for relief (s) 
and the legal provisions (if any) relied upon ). 


7 . Interim order, if any prayed for: 

Pending final decision on the appeal, the above-mentioned 
appellant seeks issue of the following interim order : 
(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons). 


8 . In the event the memorandum of appeal being sent by registered 
post, it may be stated whether the appellant desires to have oral 
hearing at the admission stage and if so he shall attach a self 
addressed post card / inland letter through which intimation regarding 
the date of hearing could be sent too him . 


9 . Particulars of Bank Draft in respect of fee of appeal: 
1 .Name of the Bank on which drawn 


1204 GI/ 05 -11 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - _ SEC. 3 (1) ] 


2 .Demand Draft No . 
10 . List of enclosures : 


VERIFICATION 


- 


_ (name of the appellant / authorized 
signatory ) S / o , D /O , W /o _ 
Age _ working as 

_ in the office of 
_ resident of 
hereby verify that the contents of paras 

are true to my personal knowledge and para 

believed to be true on legal advice and that I have 
not suppressed any material fact . 


to 


Signature of the appellant / 

Authorised signatory 


[ 477 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM B 
(See sub - rule ( 2 ) of rule 4 ) 


RECEIPT SLIP 


the 


Receipt of the memorandum of appeal filed in 

filed by 
Shri / Smt/ Kum 
working 
as _ 

_ residing 


at 


Lis 


hereby 


acknowledged . 


Joint Secretary (Chemicals ) 
Department of Chemicals and Petrochemicals 

Government of India 


Date : 


(No. 40020 /14 /2002 -CH . 1] 

R . I. SINGH , Jt. Secy . 


Seal: 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110034 . 


